. 


P1 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

21 आषाढ़, 1937 ( श० ) 
संख्या 487 राँची, रविवार 

12 जुलाई, 2015 ( ई० ) 


__ कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 

23 जून , 2015 
संख्या-3/ प्रोन्नति -2- 23 / 2014 का .- 5577-- डब्ल्यू0पी0 ( एस.) संख्या- 2431/ 2012 में दिनांक 
21 फरवरी, 2013 को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में 
श्रीमती जयश्री झा , सेवानिवृत्त झा0प्र0से0 , जिन्हें विभागीय अधिसूचना संख्या - 8089 दिनांक 12 अगस्त , 
2014 द्वारा दिनांक 03 दिसम्बर , 2013 के प्रभाव से विशेष सचिव एवं समकक्ष स्तर में वैचारिक 
प्रोन्नति प्रदान की गई थी, को संशोधित अवमानना याचिका संख्या- 415 / 2013 में अपर महाधिवक्ता से 
प्राप्त परामर्श के आलोक में दिनांक 03 दिसम्बर , 2013 के भूतलक्षी प्रभाव से विशेष सचिव एवं समकक्ष 
स्तर ( वेतनमान रू० 37400 -67000/- ग्रेड पे 8900/-) में वित्तीय लाभ सहित प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 
2. इस पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है । 
इस पूर्वोदाहरण नहीं माना जाएगा । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

अखिलेश कुमार बाजपेयी , 
सरकार के अवर सचिव | 


- - . . . 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 487 - 50 | 


